रजिस्ट्री सं . डी.एल. ( एन ) 04 / 0007 / 2003-05 


भारत 
The Gazette of India 

राजपत्र 


सं . 3 ] 
No. 3 ] 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . सा.- 06032023-244161 

CG - DL - W - 06032023-244161 


- 


REGD . NO . D. L. ( N ) 04/0007/200305 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 

WEEKLY 


नई दिल्ली , फरवरी 26 – मार्च 4 , 2023 , शनिवार / फाल्गुन 7 – फाल्गुन 13 , 1944 

NEW DELHI , FEBRUARY 26– MARCH 4 , 2023 , SATURDAY / PHALGUNA 7 – PHALGUNA 13 , 1944 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II— खण्ड 3 – उप - खण्ड ( iii ) 

PART II — Section 3— Sub - section ( iii ) 


केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by the Central Authorities ( Other than the Administrations of Union 
Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 


नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2023 

आ . अ . 38. –यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण 
निर्वाचन , 2021 आयोजित किया गया था ; और 


- 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी , और 


( 83 ) 


यतः , केरल के 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 , जून , 2021 थी ; और 

1086 GI / 2023 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 

यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन व्याप्त वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 
31 जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया ; और 


84 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1 / 2 / 2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर 
की दिनांक 29.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , एम . बिंधु पत्नी सिवदासन जो केरल के साधारण निर्वाचन के 


70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा 
अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत एम . बिंधु पत्नी सिवदासन को निर्वाचन व्यय के लेखे 
प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस - II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 
जारी किया गया था , और 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप - नियम ( 6 ) के अंतर्गत , एम . बिंधु पत्नी सिवदासन को लेखे दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए 
आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन 
अधिकारी , त्रिस्सूर जिला को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , एम.बिंधु पत्नी सिवदासन को उक्त नोटिस दिनांक 25.10.2021 को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 में यह 
सूचित किया है कि एम . बिंधु पत्नी सिवदासन ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं 
किया है । इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद एम . बिंधु पत्नी सिवदासन ने विधि के तहत यथा निर्धारित 
लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई 
स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है , तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति 
उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि एम . बिंधु पत्नी शिवदासन 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है , और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा 
घोषणा करता है कि केरल के 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2021 से 
निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी एम . बिंधु पत्नी सिवदासन निवासी मनियादन हाउस , वेट्टिल्लाप्पारा डाकघर कन्नमकुझी , 
अथिरापिल्ली ( वीआईए ) चालकुडी इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा 
राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित 
होंगी । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 


85 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 

New Delhi , the 16th January , 2023 

O.N. 38. WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 70- Irinjalakuda 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his / her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him / her or his / her 
election agent under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 70- Irinjalakuda Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of election 
expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of the account by the candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 29.06.2021 of the DEO , Thrissur under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 received through CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that M. Bindhu W / o Sivadasan , a contesting candidate from 70- Irinjalakuda Assembly 
Constituency in General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge her account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of District Election Officer , Thrissur a Show - Cause notice No. 76 / KL 
LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 by the Election Commission of India to M. Bindhu W / o Sivadasan , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , M. Bindhu W / o Sivadasan was directed to submit a representation 


in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account 
of election expenses with the District Election Officer , Thrissur District within 20 days from the date of receipt of the 
notice ; and 


WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to M. Bindhu W / o Sivadasan on 25.10.2021 ; and 

WHEREAS , the District Election Officer , Thrissur in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 02.11.2022 , has reported that M. Bindhu W / o Sivadasan has not submitted any representation or statement of 
correct account of the election expenses . Besides , after receipt of the said notice , M. Bindhu W / o Sivadasan has 
neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account 
as prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 

WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that M. Bindhu 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

W / o Sivadasan has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification for 
the failure to do so ; and 


86 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares M. Bindhu W / o Sivadasan , resident of - Maniyadan House , 
Vettillappara P.O. Kannamkuzhi , Athirapilly ( VIA ) , Chalkudy and a contesting candidate in 70- Irinjalakuda 
Assembly Constituency of Kerala , 2021 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either 
House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of three years from the date of this order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2023 

आ . अ . 39. — यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण 
निर्वाचन , 2021 आयोजित किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी , और 


यतः , केरल के 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 जून , 2021 थी ; और 


यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 
31 जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया , और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
त्रिस्सूर की दिनांक 29.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन , जो केरल के साधारण निर्वाचन के 
70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 2021 से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे 
प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 
जारी किया गया था , और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप 
नियम ( 6 ) के अंतर्गत , वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन को लेखे दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग 
को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , 
त्रिस्सूर जिला को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर जिला ने बताया है कि वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन को उक्त नोटिस , उनके 
स्थाई आवासीय पते 14 / 219- पर सुब्रमन्यन पुत्र बाला . कायापुरथ और अभिलाश पुत्र ससि . ईक्कानदमपारामबिल की 
उपस्थिति में चस्पा करके दिनांक 20.05.2022 को तामील किया गया था , क्योंकि उसने नोटिस लेने से मना कर दिया 
था , और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 में यह 
सूचित किया है कि वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया 
है । इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे 
दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


87 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है , और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्द्वारा घोषणा करता है कि केरल के 70 - इरिन्जालाकुडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2021 
से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी वी . बिंदु पत्नी रामचंद्रन निवासी - तेक्किल हाउस , वेल्लानी , करालम इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगी । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


- 


आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 16th January , 2023 

O.N. 39. — WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 70- Irinjalakuda 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


, 

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his / her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him / her or his / her 
election agent under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 70- Irinjalakuda Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of election 
expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 29.06.2021 of the DEO , Thrissur , under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 received through CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that V. Bindu W / o Ramachandran , a contesting candidate from 70- Irinjalakuda Assembly 
Constituency in General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge her account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of District Election Officer , Thrissur a Show - Cause notice No. 76 / KL 
LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 by the Election Commission of India to V. Bindu W / o Ramachandran , for not lodging of account of 
Election Expenses ; and 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , V. Bindu W / o Ramachandran was directed to submit a representation in writing to the 
Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses 
with the District Election Officer , Thrissur District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


88 


WHEREAS , the District Election Officer , Thrissur District reported that the said notice was served to V. Bindu 
W / o Ramachandran on 20.05.2022 via affixing the notice at her permanent residential address - XIV- 219 in the 
presence of Subramanyan S / o Bala . Kayapurath and Abhilash S / o of Sasi . Ikkandamparambil as she refused to accept 
the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Thrissur in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 02.11.2022 , has reported that V. Bindu W / o Ramachandran has not submitted any representation or statement of 
correct account of the election expenses . Besides , after receipt of the said notice , V. Bindu W / o Ramachandran has 
neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account 
as prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) 

has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act ; and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 

WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that V. Bindu 


W / o Ramachandran has failed to lodge her account of election expenses and has no good reason or justification 
for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares V. Bindu W / o Ramachandran , resident of - Thekkil House , Vellani , Karalam 
and a contesting candidate in 70- Irinjalakuda Assembly Constituency of Kerala , 2021 to be disqualified for being 
chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order 

[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 
SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2023 

आ . अ . 40. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 65 - वडक्कान्चेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन 
2021 आयोजित किया गया था , और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने 
वाला प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा , जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन 
अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 


यतः , केरल के 65 - वडक्कान्चेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 जून , 2021 थी , और 

यतः , आयोग ने कोविड -19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी द्वारा 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

31 जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया , और 

यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
त्रिस्सूर की दिनांक 29.05.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , हाजी अबुबकर कुंडुकादन , जो केरल के साधारण निर्वाचन के 
65 - वडक्कान्चेरी विधान सभा क्षेत्र 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत हाजी अबुबकर कुंडुकादन को अपने निर्वाचन व्यय के 
लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस - II , दिनांक 06 अक्तूबर , 
2021 जारी किया गया था ; और 


89 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप - नियम ( 6 ) के अंतर्गत , हाजी अबुबकर कुंडुकादन को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए 
आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला 
निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , हाजी अबुबकर कुंडुकादन को उक्त नोटिस दिनांक 25.10.2021 को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 में यह 
सूचित किया कि हाजी अबुबकर कुंडुकादन ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया 
है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के बाद हाजी अबुबकर कुंडुकादन ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल 
करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है , 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में , जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , 
दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि हाजी अबुबकर 
कुंडुकादन अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए 
कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 65 - वडक्कान्चेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2021 से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हाजी अबुबकर कुंडुकादन , निवासी पुवाथींगल वेद , डाकघर - परलीक्कड इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


- 


आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


90 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 

New Delhi , the 16th January , 2023 

O.N. 40. — WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 65- Wadakkanchery 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 65- Wadakkanchery Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of election 
expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 29.05.2021 of the DEO , Thrissur , under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 received through CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Haji Aboobaker Kundukadan , a contesting candidate from 65- Wadakkanchery Assembly 
Constituency in General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of District Election Officer , Thrissur a Show - Cause notice No. 76 / KL 
LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 by the Election Commission of India to Haji Aboobaker Kundukadan , for not lodging of account of 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Haji Aboobaker Kundukadan was directed to submit a representation in writing to the 
Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses 
with the District Election Officer , Thrissur District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Haji Aboobaker Kundukadan on 25.10.2021 ; and 

WHEREAS , the District Election Officer , Thrissur in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 02.11.2022 , has reported that Haji Aboobaker Kundukadan has not submitted any representation or statement of 
correct account of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Haji Aboobaker Kundukadan has neither 
furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as 
prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that Haji Aboobaker 
Kundukadan has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure 
to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Haji Aboobaker Kundukadan , resident of Poovathingal Veed , 


P.O. Parlikkad and a contesting candidate in 65- Wadakkanchery Assembly Constituency of Kerala , 2021 , to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative 
Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this 
order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

आदेश 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2023 

आ . अ . 41. — यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 62 - कुन्नामकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान का साधारण सभा निर्वाचन 
2021 आयोजित किया गया था ; और 


91 


- 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने 
वाला प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा , जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन 
अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 


यतः , केरल के 62 - कुन्नामकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 जून , 2021 थी , और 

यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी द्वारा 
31 जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने की किसी भी घटना को माफ करने का निर्णय लिया ; और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
त्रिस्सूर की दिनांक 30.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद , जो केरल के साधारण निर्वाचन 
के 62 2- कुन्नामकुलम विधान सभा क्षेत्र 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से 
अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद को अपने निर्वाचन व्यय 
के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 06 अक्तूबर , 
2021 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप - नियम ( 6 ) के अंतर्गत , मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते 
हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला 
निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद को उक्त नोटिस दिनांक 25.02.2022 को तामील किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , त्रिस्सूर की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 में यह 
सूचित किया कि मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं 
किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के बाद मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे 
दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
दिया है ; और 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में , जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , 
दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 


( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि मोईद्दीन के . एम . पुत्र 
मुहम्मद अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए 
कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , और 


92 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


अत :, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्द्वारा घोषणा करता है कि केरल के 62 - कुन्नामकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2021 से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मोईद्दीन के . एम . पुत्र मुहम्मद निवासी कुन्नथुपीडिकाईल वेदू , डाकघर- वारावुर पिन 
680585 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य 
क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


आदेश से , 
सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 16th January , 2023 

O.N. 41. — WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 62- Kunnamkulam 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 62- Kunnamkulam Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election 
Expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 30.06.2021 of the DEO , Thrissur under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 received through CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Moideen K.M. S / o Muhammed , a contesting candidate from 62- Kunnamkulam Assembly 
Constituency in General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of District Election Officer , Thrissur a Show - Cause notice No. 76 / KL 
LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections 
Rules , 1961 by the Election Commission of India to Moideen K.M. S / o Muhammed , for not lodging of account of 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Moideen K.M. S / o Muhammed was directed to submit a representation in writing to the 
Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with 
the District Election Officer , Thrissur District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Moideen K.M. S / o Muhammed on 25.02.2022 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Thrissur in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 02.11.2022 , has reported that Moideen K.M. S / o Muhammed has not submitted any representation or statement 
of correct account of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Moideen K.M. S / o Muhammed has 
neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account 
as prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 

WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that Moideen K.M. 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

S / o Muhammed has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for 
the failure to do so ; and 


93 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Moideen K.M. S / o Muhammed , resident of Kunnathupeedikayil 
Veedu , Varavur- PO , Pin- 680585 and a contesting candidate in 62- Kunnamkulam Assembly Constituency of Kerala , 
2021 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the 
Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date 
of this order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 

SUJEET KUMAR MISHRA Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

आ . अ . 42. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 118 - कुन्नत्तूर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का 
साधारण निर्वाचन , 2021 आयोजित किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी , और 


यतः , 

केरल के 118 - कुन्नत्तूर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 , जून , 2021 थी , और 


यतः , आयोग ने कोविड -19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 31 
जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया ; और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
कोल्लम की दिनांक 04.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , अरूनकुमार एस यूलियाकोविल जो केरल के साधारण निर्वाचन 
के 118 - कुन्नत्तूर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा 
अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों 
का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत अरूनकुमार एस यूलियाकोविल को अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 
06 अक्तूबर , 2021 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप - नियम ( 6 ) के अंतर्गत , अरुनकुमार एस यूलियाकोविल को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते 
हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला 
निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था , और 


यतः , अरूनकुमार एस यूलियाकोविल को उक्त नोटिस दिनांक 09.11.2021 को तामील किया गया था , और 
यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 में 
सूचित किया कि अरूनकुमार एस यूलियाकोविल ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं 
किया है । इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद अरूनकुमार एस यूलियाकोविल ने विधि के तहत यथा निर्धारित 

यह 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 

लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई 
स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


94 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि अरूनकुमार एस 
यूलियाकोविल अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के 
लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 118 - कुन्नत्तूर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 
2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अरुनकुमार एस यूलियाकोविल निवासी - एम . जी . कॉलोनी , यूलियाकोविल 
डाकघर , कोल्लम इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ 
राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


आदेश से , 
सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 20th January , 2023 

O.N. 42. – WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 118 - Kunnathur ( SC ) 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 118 - Kunnathur ( SC ) Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election 
Expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 04.06.2021 of the DEO , Kollam , under sub - rule ( 1 ) of Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 , received through the CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Arunkumar S Uliyacovil , a contesting candidate from 118 - Kunnathur ( SC ) Assembly 
Constituency of General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , Kollam a Show - Cause Notice No. 
76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Arunkumar S Uliyacovil , for not lodging the account of 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Arunkumar S Uliyacovil was directed to submit a representation in writing to the Commission 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Kollam District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Arunkumar S Uliyacovil on 09.11.2021 ; and 

WHEREAS , the District Election Officer , Kollam in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 01.10.2022 has reported that Arunkumar S Uliyacovil has not submitted any representation or statement of 
correct account of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Arunkumar S Uliyacovil has neither 
furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as 
prescribed under law ; and 


95 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) 

has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Arunkumar 
S Uliyacovil has failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the 
failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Arunkumar S Uliyacovil , resident of - M. G. Colony , Uliyacovil P.O , 
Kollam and a contesting candidate in 118 - Kunnathur ( SC ) Assembly Constituency of Kerala , 2021 , to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

आ . अ . 43. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन , 

एलए / 2021 के अनुसरण में 121 - पुनालुर 

2021 आयोजित किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 

यतः , केरल के 121- पुनालुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 , जून , 2021 थी ; और 

यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 31 
जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया ; और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1 / 2 / 2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम 
की दिनांक 04.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , शिबु . एम . स्कारिया , जो केरल के साधारण निर्वाचन के 121 - पुनालुर 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों 
का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत शिबु . एम . स्कारिया को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे 
प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 
जारी किया गया था ; और 


96 


, 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप 
नियम ( 6 ) के अंतर्गत , शिबु . एम . स्कारिया को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को 
लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन 
अधिकारी , कोल्लम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , शिबु.एम. स्कारिया को उक्त नोटिस दिनांक 12.11.2021 को तामील किया गया था , और 
में 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 यह 
सूचित किया है कि शिबु.एम. स्कारिया ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है । 
इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद शिबु . एम . स्कारिया ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में 
असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 


यतः , 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है , तथा 


( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि शिबु . एम . स्कारिया अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा 
घोषणा करता है कि केरल के 121 - पुनालुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने 
वाले अभ्यर्थी शिबु.एम. स्कारिया , निवासी क्षेत्रागिरि वीडू , प्लाचेरी , डाकघर , एडमॉन , पुनालुर , कोल्लम इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


, 


आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 20th January , 2023 

O.N. 43.– WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 121 Punalur 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


97 


WHEREAS , the result of the election for 121 - Punalur Assembly Constituency of Kerala , 2021 was declared by 
the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 04.06.2021 of the DEO , Kollam , under sub - rule ( 1 ) of Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 , received through the CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 ststing that Shibu . M. Skaria , a contesting candidate from 121 - Punalur Assembly Constituency of General 
Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of the District Election Officer , Kollam a Show - Cause notice No. 
76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Shibu . M. Skaria , for not lodging the account of 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Shibu . M. Skaria was directed to submit a representation in writing to the Commission 
explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Kollam District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Shibu . M. Skaria on 12.11.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Kollam in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 01.10.2022 has reported that Shibu . M. Skaria has not submitted any representation or statement of correct 
account of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Shibu . M. Skaria has neither furnished any 
reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; 
and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Shibu . M. Skaria has 
failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Shibu . M. Skaria , resident of - Kshethragiri Veedu , Plachery , P.O. , 
Edamon , Punalur , Kollam and a contesting candidate in 121 - Punalur Assembly Constituency of Kerala , 2021 , to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative 
Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this 
order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 
SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

आ . अ . 44. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 80- कोची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण 
निर्वाचन , 2021 आयोजित किया गया था ; और 


98 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक 
अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन 
अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे 
गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 


यतः , केरल के 80 - कोची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग अधिकारी 
द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 01 जून , 2021 थी ; और 


यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 31 
जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया , और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
एरनाकुलम की दिनांक 01.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , रजनीश बाबू , जो केरल के साधारण निर्वाचन के 80 - कोची 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में असफल रहे और 

> 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत रजनीश बाबू को निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं 
करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस - II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 जारी किया 
गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप 
नियम ( 6 ) के अंतर्गत , रजनीश बाबू को लेखे दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित 
में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , एरनाकुलम 
जिला को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , रजनीश बाबू को उक्त नोटिस दिनांक 03.03.2022 को तामील किया गया था , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , एरनाकुलम की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 20.04.2022 में 
यह सूचित किया कि रजनीश बाबू ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है । 
इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस के प्राप्त होने के बाद रजनीश बाबू ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में 
असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि रजनीश बाबू निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है , और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

KERT 

अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 80 - कोची विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2021 से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी रजनीश बाबू निवासी - 5/359 , कुझिकंदत हाउस , बंग्लॉ पराम्बु , मत्तनचेरी , पिन - 682002 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II / भाग -1 ] 
आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


99 


ORDER 

New Delhi , the 20th January , 2023 

O.N. 44. WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 80- Kochi 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 80- Kochi Assembly Constituency of Kerala , 2021 was declared by 
the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 01.06.2021 of the DEO , Ernakulam , under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of 
the Conduct of Elections Rules , 1961 received through the CEO , Kerala vide his letter no . EL 1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Rajaneesh Babu , a contesting candidate from 80- Kochi Assembly Constituency in General 
Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of the District Election Officer , Ernakulam a Show - Cause Notice 

No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Rajaneesh Babu , for not lodging the 
account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Rajaneesh Babu was directed to submit a representation in writing to the Commission 
explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District 
Election Officer , Ernakulam District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Rajaneesh Babu on 03.03.2022 ; and 

WHEREAS , the District Election Officer , Ernakulam in his Summary / Supplementary Report on account of the 
candidate dated 20.04.2022 , has reported that Rajaneesh Babu has not submitted any representation or statement of 
correct account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , Rajaneesh Babu has neither furnished 
any reason nor any explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed 
under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 

[ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that Rajaneesh Babu has 
failed to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


100 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Rajaneesh Babu , resident of -5/359 , Kuzhikandath House , Banglaw 
Parambu , Mattancherry , Pin - 682002 and a contesting candidate in 80- Kochi Assembly Constituency of Kerala , 2021 
to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative 
Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this 
order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II / Pt - 1 ] 


By Order , 

SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

आ . अ . 45. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 119 - कोट्टाराक्कारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण 
निर्वाचन , 2021 आयोजित किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 


यतः , केरल के 119 - कोट्टाराक्कारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग 
अधिकारी द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 01 , जून , 2021 थी , और 


यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 31 
जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया ; और 


यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , 
कोल्लम की दिनांक 04.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , जैनींद्रन टी जो केरल के साधारण निर्वाचन के 119 
कोट्टाराक्कारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र , 2021 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित रीति 
से अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों 
का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत जैनींद्रन टी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत 
नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 जारी 
किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप - नियम ( 6 ) के अंतर्गत , जैनींद्रन टी को लेखे दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को 
लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन 
अधिकारी , कोल्लम जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था , और 

यतः , जैनींद्रन टी को उक्त नोटिस दिनांक 03.11.2021 को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कोल्लम की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 में यह 
सूचित किया कि जैनींद्रन टी ने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है । इसके 
अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद जैनींद्रन टी ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के 

लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 
" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


101 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि जैनींद्रन टी अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है , और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
एतद्वारा घोषणा करता है कि केरल के 119 - कोट्टाराक्कारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जैनींद्रन टी निवासी - कुन्नाथुविला पडींजत्तातिल , सदानंदपुरम ( डाकघर ) कोट्टाराक्कारा , पिन 
691531 इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य 
क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


आदेश से , 
सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 20th January , 2023 

O.N. 45.– WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 119 Kottarakkara 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be true a copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 119- Kottarakkara Assembly Constituency of Kerala , 2021 was 
declared by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election 
Expenses was 01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 04.06.2021 of the DEO , Kollam , under sub - rule ( 1 ) of Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 , received through the CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Jaineendran . T , a contesting candidate from 119- Kottarakkara Assembly Constituency of 
General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election expenses , as 
required under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of the District Election Officer , Kollam a Show - Cause Notice No. 
76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Jaineendran . T , for not lodging of account of the 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Jaineendran . T was directed to submit a representation in writing to the Commission explaining 
the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election 
Officer , Kollam District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Jaineendran . T on 03.11.2021 ; and 

WHEREAS , the District Election Officer , Kollam in his Supplementary Report on account of the candidate 
dated 01.10.2022 has reported that Jaineendran . T has not submitted any representation or statement of correct account 
of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Jaineendran . T has neither furnished any reason nor 
explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 


102 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) 

has failed to lodge an account of election expense , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Jaineendran . T has failed 
to lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Jaineendran . T , resident of Kunnathuvila Padinjattathil , 
Sadanandapuram ( PO ) Kottarakkara , Pin - 691531 and a contesting candidate in 119- Kottarakkara Assembly 
Constituency of Kerala , 2021 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the 
Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three 
years from the date of this order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 
SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 20 जनवरी , 2023 

आ . अ . 46. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 12 मार्च , 2021 की अधिसूचना सं . 464 / केएल 
एलए / 2021 के अनुसरण में 92 - पीरूमेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए केरल विधान सभा का साधारण निर्वाचन , 
2021 आयोजित किया गया था और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला 
प्रत्येक अभ्यर्थी , निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला 
निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता 
द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी ; और 


यतः , केरल के 92 - पीरूमेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन , 2021 का परिणाम , रिटर्निंग अधिकारी 
द्वारा दिनांक 02 मई , 2021 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 01 , जून , 2021 थी ; और 

यतः , आयोग ने कोविड- 19 की तत्कालीन वैश्विक महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए , अभ्यर्थी द्वारा 
31 जुलाई , 2021 तक विलंब से लेखा प्रस्तुत करने के किसी भी मामले को माफ करने का निर्णय लिया ; और 

यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 1 ) के तहत , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , 
केरल से उनके पत्र सं . ईएल 1/2/2021 - ईएलईसी , दिनांक 24.08.2021 के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी , इडुक्की 
की दिनांक 30.06.2021 की रिपोर्ट के अनुसार , सोमन , जो केरल के साधारण निर्वचान के 92- पीरूमेड विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र , से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में 
असफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत सोमन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने 
के लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II , दिनांक 06 अक्तूबर , 2021 जारी किया गया था ; 
और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप 
नियम ( 6 ) के अंतर्गत , सोमन को लेखा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 4 , 2023 / फाल्गुन 13 , 1944 

अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , इडुक्की 
जिला को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 

यतः , सोमन को उक्त नोटिस दिनांक 15.11.2021 को तामील किया गया था ; और 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , इडुक्की ने अपनी दिनांक 01.11.2022 की अभ्यर्थी के संबंध में अनुपूरक रिपोर्ट 
सं . डीसीआईडीके / 1433 / 2021 - एफ 3 में यह सूचित किया कि सोमन ने निर्वाचन व्यय 


103 


के सही लेखे का कोई विवरण या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उपर्युक्त नोटिस मिलने के बाद सोमन ने 
विधि के तहत यथा निर्धारित लेखे दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
अपेक्षित है , दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 


तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि सोमन निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 
घोषणा करता है कि केरल के 92 - पीरूमेड विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन 2021 से निर्वाचन लड़ने 
वाले अभ्यर्थी सोमन निवासी - मत्ताथिल हाउस , पुल्लिक्कनम डाकघर , वागामॉन इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे । 

[ फा . सं . 76 / केएल - एलए / 2021 / सीईएमएस- II ] 


-- 


आदेश से , 

सुजीत कुमार मिश्र , सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 20th January , 2023 

O.N. WHEREAS , the General Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 for 92 Peerumade 
Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464 / KL 
LA / 2021 , dated 12th March , 2021 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate at an 
election shall , within 30 days from the date of election of the returned candidate , lodge with the District Election 
Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent 
under Section 77 of the said act ; and 


WHEREAS , the result of the election for 92- Peerumade Assembly Constituency of Kerala , 2021 was declared 
by the Returning Officer on 02nd May , 2021 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
01st June , 2021 ; and 


WHEREAS , the Commission having regard to the then prevailing pandemic situation of Covid - 19 , decided to 
condone any incidence of late submission of account by candidate till 31st July , 2021 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 30.06.2021 of the DEO , Idukki under sub - rule ( 1 ) of the Rule 89 of the 
Conduct of Elections Rules , 1961 received from the CEO , Kerala vide his letter no . EL1 / 2 / 2021 - ELEC , dated 
24.08.2021 stating that Soman , a contesting candidate from 92- Peerumade Assembly Constituency in General 


104 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 4 , 2023 / PHALGUNA 13 , 1944 [ PART II SEC . 3 ( iii ) ] 


Election to Legislative Assembly of Kerala , 2021 has failed to lodge his account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on basis of the said report of the District Election Officer , Idukki a Show - Cause Notice No. 
76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II , dated 06th October , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 by the Election Commission of India to Soman , for not lodging of the account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 

89 of the Conduct of Elections Rules , 1961 , Soman was directed to submit a representation in writing to the 
Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses 
with the District Election Officer , Idukki District within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , the said Show Cause Notice was served to Soman on 15.11.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Idukki in his Summary / Supplementary Report No. DCIDK / 1433 / 
2021 - F3 , dated 01.11.2022 on account of the candidate , has reported that Soman has not submitted any representation 
or statement of correct account of election expenses . Besides , after receipt of the said notice , Soman has neither 
furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to lodge the account as 
prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) 

has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 


the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any 
such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on basis of the facts and available records , the Commission is satisfied that Soman has failed to 
lodge his account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Soman , resident of Mattathil House , Pullikkanam PO , Vagamon and 
a contesting candidate in 92- Peerumade Assembly Constituency of Kerala , 2021 to be disqualified for being chosen 
as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of 
a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F. No. 76 / KL - LA / 2021 / CEMS - II ] 


By Order , 
SUJEET KUMAR MISHRA , Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJKUMAR 

VERMA 

Digitally signed by MANCU KUMAR 
Date : 2023.03.06 16.06 : 51 + 05 : 30 " 

VERMA 


